Sm 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 आषाढ़ , 1940 ( श० ) 
5 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 645 


राँची, गुरुवार 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
13 जून , 2018 


पत्र संख्या - 13/ सी०-108/ 2017-3267-- 


प्रेषक, 


गणेश कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सेवा में , 


महालेखाकार , 
झारखण्ड , राँची । 


विषयः 


श्री एम०बी०राव०, भा०पु०से०(1987), तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक , अपराध 
अनुसंधान विभाग, झारखण्ड , राँची संप्रति विशेष कार्य पदाधिकारी 
( पुलिस आधुनिकीकरण ), कैम्प नई दिल्ली की सेवा विनियमित करने के संबंध में | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 5 जुलाई, 2018 
महाशय , 

निदेशानुसार , उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री एम०बीराव०, 
भा०पु०से०( 1987) तत्कालीन अपर पुलिस महानिदेशक , अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड संप्रति 
विषेष कार्य पदाधिकारी ( पुलिस आधुनिकीकरण) कैम्प नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की 
समाप्ति के पश्चात देय दिनांक 3 सितम्बर , 2017 से 1 नवम्बर, 2017 तक के 60 दिनों के 
उपार्जित अवकाश के उपभोगोपरान्त यात्रा अवधि व्यतीत कर दिनांक 7 नवम्बर , 2017 के पूर्वाह्न 
में राज्य में योगदान दिया । 

( 2) अतः उक्त परिप्रक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के मौलिक 
नियम-9(6)( a)(ii) के तहत श्री एम०बी० राव०, भा०पु०से०(1987) के दिनांक 2 नवम्बर , 2017 से 
6 नवम्बर , 2017 तक की यात्रा अवधि को पहराहव काल के रूप में सेवा विनियमित करने की 
स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
( 3) श्री राव०, भा०प०से०( 1987 ) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा | 
( 4) प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा प्रधान सचिव का 
अनुमोदन प्राप्त है । 


विश्वासभाजन , 


ह ./-( अस्पष्ट ), 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 645 -- 50 


